रजिस्ट्री संडीएल - 33004/99 


REGD . NO . D . L .-33004/ 99 


सत्यपाजकत 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

भाग1 - खण्ड 1 
PARTI Section 1 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- - 


सं. 21 


सं. 21 ] 
No. 211 


नई दिल्ली , बहस्पतिवार , जनवरी 16 , 2003 / पौष 26 , 1924 
NEW DELHI , THURSDAY, JANUARY 16, 2003/PAUSA 26 , 1924 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 16 जनवरी, 2003 
अप्रत्यादेय कर प्रतिपूर्ति योजना, 2002 


सं. पी .- 20029 / 18 / 2001 - पी पी . - भारत सरकार , प्रशासित मूल्य निर्धारण व्यवस्था से बाजार निर्धारित 
मूल्यनिर्धारण व्यवस्था में सहज परिवर्तन को सुसाध्य बनाने हेतु अप्रत्यादेय राज्य करों के लिए तेल कंपनियों 
की प्रतिपूर्ति करने हेतु निम्नांकित योजना बनाती है : 


1. 


संक्षिप्त शीर्षक 


इस योजना को अप्रत्यादेय कर प्रतिपूर्ति योजना, 2002 कहा जाएगा । 


यह योजना अप्रैल, 2002 के प्रथम दिवस से लागू होगी । 


परिभाषाएं 


इस योजना के प्रयोजनार्थः 


( 1) 


तेल शोधन कंपनी का तात्पर्य एक ऐसी कंपनी से है जो पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन 


134 ( G / 2003 


( 1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI _ SEc. 1] 


करने के लिए कच्चे तेल का संसाधन करने के व्यवसाय में संलग्न है; 
तेल विपणन कंपनी का तात्पर्य एक ऐसी तेल कंपनी से है जो मोटर स्पिरिट ( एम एस ), 
हाई स्पीड डीजल ( एच एस डी ), सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिट्टी तेल ( पी डी 
एस केरोसीन ) तथा गैर- वाणिज्यिक रसोई तैयार करने के लिए प्रयुक्त एल पी जी (घरेलू 
एल पी जी ) के विपणन ( उपभोक्ताओं को बेचने) का व्यवसाय करती है। . 
अप्रत्यादेय राज्य कर से तात्पर्य एक ऐसे कर से है और इस में निम्न सम्मिलित हैं 


( क ) किसी स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत कच्चे तेल के प्रवेश पर उद्ग्रहीत कोई कर जिसमें 

चुंगी सम्मिलित है ; 


। 


पेट्रोलियम उत्पाद ( उत्पादों) का विपणन करने वाली किसी तेल कंपनी के बिक्रय 
कारोबार पर उद्ग्रहीत कर जो विधि द्वारा कर के रूप में अप्रत्यादेय घोषित है; 


-- 


उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की अंतर कंपनी 
बिक्रियों पर उद्ग्रहीत किया जाने वाला केन्द्रीय बिक्री कर ( सी एस टी)/क्रय कर । 


( 4) 


main 


राज्य अधिभार से तात्पर्य किसी राज्य में अप्रत्यादेय राज्य कर की लागत की वसूली करने 
के लिए उपभोक्ता बिक्री मूल्य के माध्यम से एकत्र की गई राज्य विशिष्ट धनराशि से है। 


4. 


इस योजना के तहत आने वाले अप्रत्यादेय करः 


4. 1 


इस योजना के तहत निम्नांकित के लिए क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी: 


अनुबंध -1 में दिए गए करों की ऐसी दरों , जो इस अनुबंध में दी गई दरों से अधिक नहीं है, पर इस योजना 
के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व उद्ग्रहीत किए जा रहे : 


किसी स्थानीय क्षेत्र के अंतर्गत कच्चे तेल के प्रवेश पर उद्ग्रहीत कर जिसमें चुंगी, उपलब्ध 
छूट ; यदि कोई है , सम्मिलित है ; तथा 


( ख ) 


घरेलू रिफाइनरियों के पेट्रोलियम उत्पादों के अंतरराज्यीय आवागमन के लिए अंतर -कंपनी 
बिक्रय लेन - देन के विषय में उद्ग्रहीत कर नामतया केन्द्रीय बिक्री - कर ( सी एस टी) तथा 
क्रय कर। 


4 . 2 


मोटर स्पिरिट , हाई स्पीड डीजल, पी डी एस केरोसीन, घरेलू एल पी जी तथा प्रासंगिक अवधि के 
दौरान कुल उत्पादन के लिए इन उत्पादों के उत्पादन के अनुपात में प्रयुक्त कच्चे तेल पर देय उक्त 
अप्रत्यादेय करो के लिए प्रतिपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी । 


[ भाग ! - खण्ड । ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


4.3 


ऐसी स्थिति में कि यदि इस योजना के प्रारम्भ होने के पश्चात कोई नया अप्रत्यादेय कर अधिरोपित 
किया जाता है अथवा विद्यमान अप्रत्यादय कर की दर में वृद्धि की जाती है तो अनुबंध-1 में यथा 
प्रस्तुत ऐसे नए कर अथवा, वर्द्धित दर तथा विद्यमान कर की दर. के बीच अंतरीय के लिए कोई 
प्रतिपूर्ति उपलब्ध नहीं कराई जाएगी । 


5. 


प्रतिपूर्ति की दावेदारी के लिए प्रक्रिया 


5 . 1 


कच्चे तेल पर उद्ग्रहीत अप्रत्यादेय करों के लिए प्रतिपूर्ति की दावेदारी, संबंधित रिफाइनरी का सीधा 
स्वामित्व रखने वाली तेल कंपनी के द्वारा की जाएगी। उत्पादों पर उद्ग्रहीत अप्रत्यादेय करों के 
संबंध में प्रतिपूर्ति की दावेदारी उस तेल विपणन कंपनी के माध्यम से की जाएगी जिसके माध्यम से 
इससे पूर्व खंड 4.2 में उल्लिखित पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन किया जाता है । 


5 . 2 


किसी तेल विपणन कंपनी के स्वामित्व में किसी तेल रिफाइनरी के उत्पादों पर देय अप्रत्यादेय करों 
की लागत की प्रतिपूर्ति इस शर्त पर की जाएगी कि ऐसी तेल विपणन कंपनी राज्य विशिष्ट अधिभार 
की वसूली के द्वारा अपनी तेल रिफाइनरी की अल्प- वसूलियों को पूरा करने के लिए सर्वोत्तम प्रयास 
क्ररेगी जैसा कि इस योजना के प्रारम्भ के तत्काल पूर्व किया जा रहा था । 


5 . 3 


वसूल की गई राज्य अधिभार धनराशि में से तेल विपणन कंपनियां प्रथमतःअनुबंध- 2 में दी गई ऐसी 
दरों, जो इस योजना के प्रारम्भ होने के तत्काल पूर्व प्रचलित दरों से अधिक नहीं है, पर परिकलित 
अप्रत्यादेय करों के कारण हुई अपनी निजी अल्प- वसूलियों को पूरा करेंगी । शेष धनराशि में से तेल 
विपणन कंपनियां इससे पूर्व खण्ड 4. 1 ( ख ) में बताई गई अल्प वसूलियों को पूरा करेंगी तथा इस 
खंड के तहत प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि की शेष जरुरत, यदि कोई है, इस योजना से पूरी की जाएगी । 


5.4 


इस योजना के तहत प्रतिपूर्ति के लिए दावा अनुबंध- 3 पर दिए गए फार्म में अनुवर्ती द्वितीय माह की 
10 तारीख तक ( अर्थात् अप्रैल से संबंधित दावा 10 जून तक प्रस्तुत कर दिया जाएगा ) पेट्रोलियम 

और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ( पेट्रो० और प्रा . गैस मंत्रालय) के अधीन पेट्रोलियम योजना एवं 
विश्लेषण प्रकोष्ठ ( पी पी ए सी ) को प्रस्तुत किया जाएगा । 


6 . 


प्रतिपूर्ति का निपटान 


पी पी ए सी ऐसे दावे की जांच करेगा और इसे उस माह, जिसमें यह प्राप्त किया गया है, की 25 
तारीख तक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को अग्रेसित करेगा । इस योजना के तहत 
प्रतिपूर्ति हेतु पात्र धनराशि का भुगतान इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध बजट अनुदानों से पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा । 


6. 2 


ऐसे मामलों में , जहां इस योजना के तहत प्रतिपूर्ति की दावेदारी कर रिटर्न भरने के पूर्व अप्रत्यादेय . 
कर की ओर भुगतान की गई धनराशि के आधार पर की गई है, ऐसी कंपनी उस अवधि, जिसके । 
लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त की गई है, के संबंध में कर रिटर्न भरने के एक माह के भीतर ऐसी कर रिटर्न । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


__ [PARTI _ SEc. 1] 


की एक प्रमाणित प्रति के साथ अनुबंध- 4 पर दिए गए फार्म में पी पी ए सी को एक विवरण प्रस्तुत 
करेगी । जहां यह रिटर्न अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषा में भरी जाती है, वहां मूल प्रति के साथ साथ 
इस रिदर्न का प्रमाणित अंग्रेजी रुपान्तर प्रस्तुत किया जाएगा । 


6. 3 


इससे पूर्व खंड 6.2 में संदर्भित विवरण से व्युत्पन्न होने वाला कोई समायोजन उस माह, जिसमें 
ऐसा विवरण प्रस्तुत किया जाता है, के अनुवर्ती माह में किया जाएगा । 


6. 4 


इस योजना के तहत प्रतिपूर्ति की दावेदारी करने वाली तेल कंपनी से ऐसी सूचना प्रस्तुत करने तथा 
ऐसे अभिलेखों के निरीक्षण के लिए इसे उपलब्ध कराने की अपेक्षा की जाएगी जैसी कि पेट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अथवा लेखा परीक्षा करने के लिए सरकार द्वारा नामित 
एजेन्सी / प्राधिकारी को जरूरत हो । 


6.5 वित्तीय वर्ष से संबंधित अंतिम दावों का निपटान लेखा परीक्षा के पश्चात किया जाएगा । 


7. 


करार 


इस योजना में प्रतिभागिता करने वाली कंपनियों को इस योजना की शर्तों का पालन करने के लिए 
सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा होगी । 


विवाद समाधान 


इस योजना के किसी भी प्रावधान के निर्वचन के संबंध में कोई भी विवाद सरकार को पेट्रोलियम 
एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में भेजा जाएगा और उस पर दिया गया निर्णय अंतिम होगा । 


9 . 


वैधता 


यह योजना वित्तीय वर्ष 2002 - 03 के दौरान चलाई जाएगी । 


10 . विविध 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को सार्वजनिक हित में स्पष्टीकरण अथवा ऐसे निदेश जारी 
करने की शक्ति प्राप्त होगी जो इस योजना के सहज क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हों । 


शिवराज सिंह, संयुक्त सचिव 


[ भाग ! - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुबंध-1 


रिफाइनरियों/रिफाइनरी प्रेषणों पर लागू अप्रत्यादेय करों को दर्शाने वाली तालिका 


| रिफाइनरी का नाम 


प्रवेश कर 
प्रतिशत 


चुंगी 
प्रतिशत 


उत्पाद 
| के .बि . कर/ खरीद कर # 

प्रतिशत 


4 . 00 
3 .00 


4 . 00 
4 .00 
4 . 00 
4. 00 
4. 00 
4.00 


2 . 00 


4 .00 


4 .00 
4. 00 
4. 00 


| आईओसीएल 
| 1 पानीपत 
12 मथुरा 
| 3 कोयाली 
14 हल्दिया 
| 5 बरौनी 
| 6 गुवाहाटी 
[ 7 डिग्बोई 
| आईओसीएल सहायक कंपनियां 

8 बोंगाईगांव ( बीआरपीएल ) 
19 चेन्नई ( सीपीसीएल ) 
| 10 नरीमनम ( सीपीसीएल ) 
एचपीसीएल 
11 मुंबई 
12 विसाख 
| एचपीसीएल संयुक्त उद्यम 
| 13 मंगलार ( एमआरपीएल ) 
बीपीसीएल 
14 मुंबई 
बीपीसीएल सहायक कंपनियां 
15 कोच्चि (केआरएल ) 
| 16 नुमालीगढ़ ( एनआरएल ) 
| आरपीएल 
17 जामनगर 


4 . 00 
4 .00 


2 . 00 


4. 00 


4 . 00 


4 .00 
4. 00 


4 . 00 


# खरीद कर पर 4 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति के लिए विचार किया जाएगा । 


टिप्पणी: 
योजना के तहत क्षतिपूर्ति , करों से होने वाली कम वसूलियों और इस तालिका में दी गई दरों से अनधिक 
दरों तक सीमित होगी । टैप आफ केन्द्रों/ डिपुओं पर केन्द्रीय बिक्री कर ( सीएसटी) की कम वसूलियों की 
स्थिति में इसकी तब क्षतिपूर्ति की जाएगी यदि उत्पाद ने रिफाइनरियों से प्रेषण के समय कम वसूलियां 
उपगत न की हों । 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


JPARTI _ SI || 


अनुबंध- 2 


तेल विपणन कंपनियों द्वारा देय अप्रत्यादेय योग्य करों को दर्शाने वाली तालिका 


राज्य का नाम 
आंध्र प्रदेश 
बिहार / झारखंड 


दर ( प्रतिशत ) 

2 . 00 
10.00 


बीएमसी 
गोवा 
गुजरात 
मध्य प्रदेश / छत्तीसगढ़ 
| नवी मुंबई 
उड़ीसा 


अप्रत्यादेय योग्य कर 
| एमएस / एचएसडी पर कारोबार कर | 
बिक्री कर पर अधिभार + 
अतिरिक्त कर 
उत्पादों पर चुंगी 
बिक्री कर पर अतिरिक्त कर 
एमएस/ एचएसडी पर कारोबार कर 
एलपीजी टर्मिनल कर । 
एमएस/ एचएसडी पर उपकर 
बिक्री कर पर अधिभार 
अतिरिक्त कर 
एचएसडी पर प्रवेश कर 
एसकेओ/ एलपीजी पर अतिरिक्त 
कर 
एमएस/ एचएसडी बिक्री कर पर 
अतिरिक्त कर 


2. 25 
25 . 00 

2. 00 

रु . 15 /एमटी 
1 प्रतिशत और 0 . 1 प्रतिशत * 

10. 00 


त्रिपुरा 


0 .50 


तमिलनाडु 


18.00 
3 . 00 


पश्चिम बंगाल 


20 .00 


* नगरपालिका सीमाओं के भीतरबिक्री के लिए दर 1 प्रतिशत है और बाहर बिक्रीके लिए 0 .1 प्रतिशत है । 


[ भाग । - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अनुबंध-3 


फार्म 1 : मासिक दावा आरूप 


लेखापरीक्षित सारांश पत्र 


तेल कंपनीः 
दावा किस माह/तिमाही के लिए है। 
विवरण 


माह/तिमाही 
लाख रुपए 


- 


निम्न से प्रेषणों के लिए दावे ( भाग क - संलग्नक ) 
रिफाइनरी 1 
रिफाइनरी 2 


कुल दावे 


| निवल एकत्रित अधिभार ( भाग ख - संलग्नक ) 


योजना के तहत दावे 
| मासिक विवरण के माध्यम से समायोजित धनरात्री 
| दावा किया गया / समायोजित शेष 


__ सही प्रमाणित किए गए दावेः - 

पदनाम , विभाग, 
नाम ---------- - -- - तेल कंपनी की ओर से 


लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर ( सभी संलग्न विवरणों को प्रमाणित किया जाना है)- तिमाही रूप 
से दिया जाए 


हमने उपर्युक्त विवरणों की जांच कर ली है और हमने इन्हें सही और पे . और प्रा . गै.मं . के दिनांक - - ~-- 
के पत्र संख्या -- - -- - ---- -- के अनुरूप पाया है । 


हस्ताक्षर , नाम और लेखापरीक्षक की सदस्यता संख्या 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEc . 1 ] 


भाग क - संलग्नक 


तेल कंपनी 
माहः 


रिफाइनरी का नाम ( जहां से उत्पाद प्रेषित किए गए ): 


वर्षः 


किस मात्रा पर 
कम वसूली हुई 
मी .ट ./ कि . ली . 


कर के लिए 
निर्धारण योग्य 


कर की दर 
प्रतिशतता. 


मूल्य 
000 रुपए 


रु ./एसयू 


आनुपातिक | आधार पर 
प्रवेश कर / चुंगी 
क्रूड 1 
क्रूड 2 
कुल कर के बिक्री 
कर /क्रय कर अप्रत्यादेय 
एमएस 
एचएसडी 
| एसकेओ 


| एलपीजी 


| योग 


| रिफाइनरी को योग 


मात्रा 


टिप्पणियां: 
(1 ) कर की दर निर्धारित करते हुए अधिसूचना की प्रति संलग्न करें । 
( 2) प्रत्येक उत्पाद के लिए निर्धारण योग्य मूल्य में सम्मिलित तत्वों को इंगित करें ( जहां कहीं एक ही 

उत्पाद के लिए एक से अधिक निर्धारण योग्य मूल्य हो , वहां ब्यौरा संलग्नक में दिया जाना चाहिए) 
( 3 ) इस बात का प्रमाण संलग्न करें कि प्रतिपूर्ति के लिए दावा किए गए कर / उदग्रहण का भुगतान कर 

दिया गया है / भुगतान कर दिया गया मान लिया गया है । 


दावे सही पाए गए: ------- 

पदनाम , विभाग , 
___ नाम --- - - ----- - --- तेल कंपनी की ओर से 


लेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर ( सारे संलग्न विवरण प्रमाणित किए जाने है)- तिमाही रूप से 
दिया जाए 


हमने उपर्युक्त विवरणों की जांच कर ली है और हमने इन्हें सही पाया है और इन्हें पे . और प्रा . गै.मं . के 
दिनांक ----- + - के पत्र संख्या -------- ----- - के अनुरूप पाया है । 


- 


- 


- 


-- 


- 


लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर , नाम और सदस्यता संख्या 


- 


---.. 


[ भाग - खण्ड 1 ] 


- भारत का राजपत्र : असाधारण 


भाग ख : तेल कंपनी अधिभार संग्रहण ( सहायक कंपनी सहित ). 

संलग्नक 


तेल कंपनीः 
माह : 


वर्षः 


राज्य 


मूल्य 


विक्री इकाइयों में मात्रा 

000 रुपए 
एमएस एचएसडी | एसकेओ एलपीजी | एमएस एचएसडी | एसकेओ एलपीजी | योग 


राज्य 1 
राज्य 2 


- 


कंपनी का 


योग . 


घटाएं: 
अनुबंध- 2 
के अनुसार 
विपणन 
अल्प 
वसूली 
निवल 
अधिभार 
संग्रहण 


टिप्पणियां : अधिभार की दरें उत्पाद वार, राज्य वार संलग्न करें 


दावे सही पाए गए : ------------------------ 

पदनाम , विभाग, 
नाम --- --- -- ------- तेल कंपनी की ओर से 


... 


लेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर ( सारे संलग्न विवरण प्रमाणित किए जाने है)- तिमाही रूप से 
दिया जाए 


.. 


.. 


हमने उपर्युक्त विवरणों की जांच कर ली है और हमने इन्हें सही पाया है और इन्हें पे . और प्रा . गै. मं . के 
दिनांक --- -- --- के पत्र संख्या --- 

- के अनुरूप पाया है । 


.... 


. 


लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर , नाम और सदस्यता संख्या 


... 


. 


. 


1349 / 03 - 2 


Kam---inar-----... 


Limi.it 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI - SEC . 1] 


Modeo 


. . 


अनुबंध-4 


फार्म-2 


कर के प्रतिलाभ के दाखिल करने के बाद दाखिल किया जाने वाला विवरण 


000 रुपए 


क्षतिपूर्ति के रूप में प्राप्त धनराशि 
माह /तिमाही 1 
माह /तिमाही 2 


प्राप्त कुल राशि 


ख . 
ग . 


कर रिटर्न के अनुसार धनराशि 
अन्तर 


- 


दावे/ अभ्यर्पण सही पाए गए: -- 

पदनाम , विभाग 
नाम तेल कंपनी ( संबद्ध कंपनी ) की ओर से 


लेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर ( सारे संलग्न विवरण प्रमाणित किए जाने है)- तिमाही रूप से 
दिया जाए 


हमने उपर्युक्त विवरणों की जांच कर ली है और हमने इन्हें सही पाया है और इन्हें पे. और प्रा. गै.मं . के 
दिनांक -- + --- के पत्र संख्या ------ ------ --------- के अनुरूप पाया है । 


...... 


-- 


लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर, नाम और सदस्यता संख्या 


- 


" 


- 


. 


[ भाग | - खण्ड । ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


भाग ग : संबद्ध कंपनियों के लिए संलग्नक 


( प्रत्येक संबद्ध कंपनी के लिए अलग पत्र भेजा जाए ) 


सारांश पत्रक 


तेल कंपनीः 
दावा किस माह/तिमाही के लिए है। 


संबद्ध कंपनी/रिफाइनरीः 

वर्षः 


विवरण 


माह/तिमाही 
लाख रुपए 


| दावे ( भाग क की तरह ) 
रिफाइनरी 


कुल दावे 


संग्रहीत राज्य अधिभार ( भाग ख की तरह ) अनुबंध- 2 
के अनुसार विममन अल्प वसुलियों को छोड़कर 
कुल दावा/ अभ्यर्पणा ( सहबद्ध कंपनी के प्रति 
लेखापरीक्षित सारांश पृष्ठ में दिखाया गया ) 


दावा/ अभ्यर्पण सही पाया गयाः -- 

पदनाम , विभाग 
नाम तेल कंपनी ( संबद्ध कंपनी) की ओर से 


द्वारे सत्यापितः ----- ( यदि रिफाइनरी से उठाई गई मात्राओंसे संबंधित हो ) ------------- 

पदनाम , विभाग 
नाम तेल कंपनी की ओर से 


लेखापरीक्षक के प्रमाण पत्र और हस्ताक्षर ( सारे संलग्न विवरण प्रमाणित किए जाने है ) तिमाही रूप से 
दिया जाए 


हमने उपर्युक्त विवरणों की जांच कर ली है और हमने इन्हें सही पाया है और इन्हें पे . और प्रा . गै.मं . के 
दिनांक -- - के पत्र संख्या ---- - -- -- --- के अनुरूप पाया है । 


लेखापरीक्षक के हस्ताक्षर, नाम और सदस्यता संख्या 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART 1 — Sir . 11 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURALGAS 

NOTIFICATION 
New Delhi,the 16th January , 2003 
The Irrecaverable Taxes Compensation Scheme, 2002 


No. P- 20029/ 18 /2001-PP. — The Government of India are pleased to make the 
following scheme for compensating the oil companies for irrecoverable state 
taxes to facilitate smooth transition from the administered pricing regime to the 
marketdetermined pricing regime: 


1 . 


Short title 


This scheme may be called the Irrecoverable Taxes Compensation Scheme 
2002 . 


2 . 


Commencement 


This scheme will come into effect from 1st day of April 2002 . 


3. 


Definitions 


For the purposes of this scheme - 


oil refining company means a company engaged in the 
business of processing of crude oil for producing petroleum 
products ; 


( 461- U151] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(ii) 


oil marketing company means an oil company undertaking 
marketing (selling to consumers) of motor spirit (MS), high speed 
diesel (HSD ), kerosene under the public distribution system (PDS 
Kerosene ) and LPG used for non -commercial cooking ( domestic 
LPG ). 
Irrecoverable state tax means and includes : - 
(a ) a tax levied on entry of crude oil in a local area including 

octroi; 
(b ) a tax levied on the sales turnover of an oil company marketing 

petroleum product( s) declared by law to be " irrecoverable as 

tax "; 
(c) central sales tax (CST )/purchase tax levied on inter company 

sales of petroleum products for moving the products inter 

state . 
state surcharge means the state specific amount collected 
through the consumer selling price in a state to recover the cost 
of irrecoverable state tax . 


(iv ) 


4 . 


Irrecoverable taxes covered under the scheme 


4 .1 


Compensation under the scheme will be provided for: - 


( a ) tax levied on the entry of crude oil in a local area including octroi, 

net of set off available , if any; and 
(b) tax levied on inter- company sale transactions for moving petroleum 

products of domestic refineries inter state namely , central sales tax 
(CST ) and purchase tax. 


being levied immediately prior to the commencement of this scheme, 
given in Annexure -l at the rates not exceeding the rates given in that 
Annexure . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART I - Sec . 1] 


4.2 


Compensation will be provided for the aforesaid irrecoverable taxes 
payable on motor spirit, high speed diesel , PDS kerosene , domestic 
LPG , and on crude oil used in proportion to the production of these 
products to the total production during the relevant period . 


4 .3 


If any new irrecoverable tax is imposed or the rate of an existing 
irrecoverable tax is enhanced after the commencement of this scheme, 
no compensation will be provided for such new tax or for the differential 
between the enhanced rate and the rate of an existing tax as given in 
Annexure -I. 


5 . 


Procedure for claiming compensation 


5. 1 


--- 


Compensation for irrecoverable taxes levied on crude oil will be claimed 
by the oil company owning the refinery directly . in respect of 
irrecoverable taxes levied on products , compensation will be claimed 
through the oil marketing company through whom the petroleum 
products mentioned in clause 4 .2 hereinbefore are marketed . 


- 


- 


5 . 2 


The cost of irrecoverable taxes payable on the products of an oil 
refinery owned by an oil marketing company will be compensated 
subject to the condition that such oilmarketing company will make best 
endeavor to make up the under -recoveries of its oil refinery by collecting 
the state specific surcharge as was being done immediately prior to the 
commencement of this scheme. 


5 . 3 


Out of the collected state surcharge amount, the oil marketing 
companies will first set off their own under - recoveries on account of 
irrecoverable taxes, computed at the rates not exceeding the rates 
prevalentimmediately prior to the commencement of the scheme, given 
in Annexure- ll . From the remaining amount, the oil marketing 


[ HTI- GUE I ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


companies will meet the under -recoveries stated in clause 4 .1 (b ) 
hereinbefore and the balance requirement of amount, if any , for 
compensation under this clause will be met from the scheme. 


5 .4 


Claim for compensation under the scheme will be presented in Form I 
given at Annexure - ill to the Petroleum Planning and Analysis Cell 
(PPAC ) under the Ministry of Petroleum & Natural Gas (MOP & NG ) by 
the 10th of the second following month (e.g., claim pertaining to April will 
be submitted by 10 ** June). 


Settlement of compensation 


6 . 1 


6 .2 


The PPAC will scrutinize and forward the claim to MOP & NG by 25th of 
the month in which the claim has been received . The eligible amount 
for compensation under the scheme will be paid by MOPENG from the 
budget grants available for the purpose. 
In cases where compensation under the scheme has been claimed on 
the basis of amount paid towards irrecoverable tax before filing of the 
tax return , the company shall , within one month of the filing of the tax 
return in respect of the period for which compensation has been 
received , submit to the PPAC a statement in form Il given at Annexure 
IV along with a certified copy of the tax return . Where the return is filed 
in a language other than English , a certified English version of the 
return along with a copy of the original , will be submitted . 
Any adjustment arising from the statement referred to in clause 6 . 2 
hereinbefore , will be made in the month following the month in which 
such statement is submitted . 
An oil company claiming compensation under the scheme will be 
required to submit such information and make available for inspection 
such records as may be required by MOP & NG or the agency /authority 
nominated by the Government for carrying audit. 


6 .3 


16 


THE GAZETIE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PARTI Sec . 1] 


6.5 


The final claims for the financial year will be settled after audit. 


7. 


Agreement 


The companies participating in the scheme will be required to sign an 
agfeement with the Government for abiding with the terms and conditions of 
the scheme. 


8 . 


Dispute resolution 


Any dispute in regard to interpretation of any of the provisions of this scheme 
will be referred to the Government in MOP & NG and the decision thereon 
shall be final. 


9 . 


Validity 


This scheme will be operated during the financial year 2002-03. 


10 . 


Miscellaneous 


MOP & NG shall have the power to issue clarifications or such directions 
in public interest as may be necessary for smooth implementation of the 
scheme. 


SHIVRAJ SINGH , JE, Secy . 


[ ATTI - EV51 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


NM 


ANNEXURE 
Table Showing Irrecoverable Taxes Applicable to Refineries/Refinery Despatches . 
Refinery Name 

Crude 

Products 
Entry Tax Octrol T CST/Purchase Tax # 


4 . 00 
4 .00 


4 . 00 


IOCL 
1 Panipat 

4 . 00 
2 Mathura 

3 .00 
3 Koyali 

4 .00 
4 Haldia 

4 .00 
5 Barauni 2 .00 

4 .00 
6 Guwahati 

4 .00 
7 Digboi 

4 . 00 
IOCL Subsidlaries 
8 Bongaigaon (BRPL ) 

4 . 00 
9 Chennai (CPCL ) 

4 .00 
10 Narimanam (CPCL ) 
HPCL 
11 Mumbai 

2 . 25 

4 .00 
12 Visakh 

4 . 00 
HPCL Joint Venture 
13 Mangalore (MRPL ) 2 .00 

4 . 00 
BPCL 
14 Mumbai 

2 . 25 

4 . 00 
| BPCL Subsidiaries 
15 Kochi (KRL ) 

4 .00 
| 16 Numaligarh (NRL ) 

4 .00 
RPL 
17 Jamnagar 

4 . 00 
# Purchase tax will be considered for reimbursement upto 4 % . 
Note : 
Compensation under the scheme shall be limited to the under -recoveries arising from the taxes and at 
rates not exceeding the rates given in this table. In case of CST under recoveries incurred at the tap 
off points/depots, the same would be compensated provided the product has not incurred under 
recoveries at the time of despatch from refineries . 


13491/ 03 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART I — Sec . 1] 


ANNEXURE-11 


Table Showing Irrecoverable Taxes Payable by Oil Marketing Companles 


State Name 
Andhra Pradesh 
Bihar/ Jharkhand 


Rate (% ) 

2. 00 
10 .00 


BMC 
Goa 
Gujarat 
Madhya Pradesh /Chattisgarh 
Navi Mumbai 
Orissa 
Tripura 
Tamil nadu 


Irrecoverable taxes 
Turnover Tax on MS/HSD 
Surcharge on Sales tax + 
Additional tax 
Octroi on products 
Additional Tax on Sales Tax 
Turnover Tax on MS/HSD 
Terminal tax on LPG 
Cess on MS/HSD 
Surcharge on Sales Tax 
Additional Tax 
Entry tax on HSD 
Additional Tax on SKO /LPG 
Additional Tax on Sales Tax on 
MS/ HSD 


2. 25 
25.00 

2 .00 
Rs. 15 /MT 
1 % & 0 . 1 % * 

10 .00 
0 .50 


18 . 00 
3. 00 


West Bengal 


20 .00 


* The rate is 1 % for sales within municipal limits and 0. 1% for sales outside. 


( 11 1 -- 


1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Annexure - 111 


Form 1 : Monthly Claim Format 


Audited Summary Sheet 
oil company : 
Claim for the month quarter: 

Year: 
Particulars 


Month /Quarter 

Rs Lakh 


Claims for despatches from (Part A -Attachment) 
Refinery 1 
Rofinery2 


Total claims 


Net surcharge collected (Part B -Attachment) 


Claims under the scheme 
Amount adjusted through monthly statement 
Balance claimed / adjusted 


Claims certified to be correct: 


Designation , Department, 
On behalf of oil company _ flame 


Auditors Certificate & Signature (ai) attached statements to be certified )- to be 
given quarterly 
We have examined the above statements and found it to be correct and in 
accordance with the MOP & NG letter No. __ _ _ dated _ 


Signature , name & membership number of Auditor 


201 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


(PART 1 - SEC . 11 


Part A - Attachment 
Oil company : 

Refinery name (products despatched from ): 
Month : 

Year : 
States Qty . on Assessable Rate of tax 

Value 
which Value for tax 
under 

Rs/ SU % age 
recovery 
suffered 

Rs 000 
MT/KL 
Entry taxes/Octroi on 
proportionate basis 
Crude 1 
Crude 2 
Total 
Irrecoverable taxes 
CST /Purchase Tax 
MS 
HSD 
SKO 
LPG 
Total 
Total for the Refinery Quantity 

Value 
Notes : 
(i) Attach copy of notification prescribing rate of tax . 
( ii) Indicate elements included in assessable value for each product (where there 

are more than one assessable value for the same product, details may be shown 

in an enclosure ) 
(iii) Attach proof that tax/levy claimed for reimbursement , has been paid /deemed to 

have been paid . 


Claims certified to be correct: 

Designation , Department, 

On behalf of oil company __ _ _ Name 
Auditors Certificate & Signature (all attached statements to be certified )- to be 
given quarterly 
We have examined the above statements and found it to be correct and in 
accordance with the MOP & NG letter No. _ dated _ 

Signature , name & membership number of Auditor 


[ TT - The 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


21 


Part B : Oil Company Surcharge Collection (including subsidiary company ) 

Attachment 


Oil company : 
Month : 
States 


Year : 
Quantity In selling units 


Value 


MS 


HSD 


SKO 


LPG 


MS 


HSD 


Rs 000 
SKO 


LPG 


Total 


State 1 
State 2 


Total for the 
Company 
Less : Marketing 
under recoveries as 
per Annexural 
Net Surcharge 

collections 
Notes : Attach rates of surcharge product wise , state wise . 


Claims certified to be correct: 

Designation , Department, 

On behalf of oil company Name 
Auditors certificate & signature (all attached statements to be certified )- to be 
given quarterly 
We have examined the above statements and found it to be correct and in 
accordance with the MOP & NG letter No. _ dated 

Signature, name & membership number of Auditor 


THEGAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


IPARTI — S61: 11 


Annexure - IV 


Form 11 


Statement to be filed after filing of tax return 


Rs 000 


Amount received as compensation 
Month /Quarter 1 
Month /Quarter 2 


Total amount received 


B . 
C . 


Amount as per tax return 
Differential 


Claims/ Surrenders certified to be correct: 

Designation , Department, 
On behalf of oil company ( associated Company ) _ _ _ Name 


Auditors Certificate & Signature (all attached statements to be certified )-to be 
given quarterly 
We have examined the above statements and found it to be correct and in 
accordance with the MOP & NG letter No . __ _ _ dated _ 


Signature , name & membership number of Auditor 


( 4T 


- 


1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


Part C :Attachment for Associated Co.s 
(Separate sheet to be submitted for each Associated Co.) 

Summary Sheet 
Oil Company : 

Associated Co. 7 Refinery : 
Claim for the Month /Quarter: 

Year: 
| Particulars 

Month /Quarter 

Rs Lakh 
Claims (same as Part A ) 

Refinery 
Totai ciaſms 


State surcharges collected (same as Part B ) - 
Net of marketing under recoveries as per 
Annexure - 11 


Total Claim /Surrender (Shown in Audited 
| Summary Sheet against Associated Co .) 


Claims/ Surrenders certified to be correct: 

Designation , Department, 
On behalf of oil company (associated Company) Name 


Claims verified : _ ( in case reiate to quantities upilfted from refinery ) 

Designation , Department, 

On behalf of oil company __ Name 
Auditors Certificate & Signature (ali attached statements to be certified )- to be 
given quarterly 
We have examined the above statements and found it to be correct and in 
accordance with the MOP & NG letter No. _ dated 

Signature , name & membership number of Auditor 


Printed by the Manager, Govt. of India Press , Ring Road . Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications. Delhi- 110054 . 


